सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 माघ, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 46 राँची, शुक्रवार , 


24 जनवरी , 2020 ( ई ०) 


वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 
22 जनवरी , 2020 


, 


संख्या-3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 )-14/ 2016- 206 व0 प0-- श्रीजौन केरकेट्टा, सहायक वन संरक्षक , वन्यप्राणी 
प्रमण्डल , राँची ( सम्प्रति वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड , राँची में प्रतिनियुक्त) को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेशतक सहायक वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

इनका मुख्यालय राँची में रहेगा। 

श्री केरकेट्टा की प्रतिनियुक्ति विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन 
विभाग , झारखण्ड, राँची में यथावत् बनी रहेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विजय कुमार भगत , 


सरकार के अवर सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 46 -- 50 


